रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


मायमराजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड - उप - खण्ड ( II ) 
PART II _ Section3Sub- section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार, अगस्त 22 , 2001/ श्रावण 31 , 1923 
NEW DELHI, WEDNESDAY , AUGUST 22 , 2001 /SRAVANA 31, 1923 


सं . 600 ] 
No. 600 ] 


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2001 
का . आ . 814 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि मोटरयान के लिए नई अति सुरक्षा 
रजिस्ट्रीकरण प्लेटों की और केन्द्रीय मोटरयान ( पहला संशोधन ) नियम, 2001 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम , 1989 में किए गए संशोधनों के प्रति 
निर्देश से ऐसी प्लेटों के विनिर्माण या प्रदाय के लिएकिसी विनिर्माता या विक्रेता द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया की नयी प्रणाली के संबंध में कतिपय 
मानदंड अधिसूचित किए जाएं, अत: वह केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 109 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , ऐसे मानदंडों को विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् : 

आदेश 
1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटरयान ( अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश , 2001 है ; 

2. यह 28 सितंबर , 2001 तक नए रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में उसी तारीख से और पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में राजपत्र में 
इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 2 वर्ष के पश्चात् से प्रवृत्त होगा । 

3. लागू होना. .... यह आदेश मोटर यान अधिनियम , 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 2 के खंड ( 28 ) में यथा परिभाषित मोटरयानों को 
लागू होगा । 

4 . नई अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के विनिर्माता या प्रदायकर्तानिम्नलिखित विनिर्देशों का अनुपालन करेगा , अर्थात् : 
(i ) विनिर्माता या प्रदायकर्ता, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान , नई दिल्ली से या केन्द्रीय मोटर यान नियम , 1989 के नियम 126 के 

अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी परीक्षण अभिकरण से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा; 
( i) रजिस्ट्रीकरण प्लेट केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 में उपवर्णित विनिर्देशों के अनुरूप होगी और वह समय समय पर 

अद्यतन किए गए डी आई एन 1745 / डी आई एन 1783 या आई एस ओ 7591 के भी अनुरूप होगी । रजिस्ट्रीकरण प्लेट की कम 

से कम न्यूनतम पांच वर्ष के लिए अधिनश्वर प्रकृति के लिए प्रत्याभूति दी जानी है । 
( iii ) अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों में अक्षरों की पृष्ठभूमि का रंग वही होगा जो भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

की अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 221 ( अ ) तारीख 28 - 3- 2001 में विहित रंग स्कीम के अनुसार हो अर्थात् परिवहन यानों की दशा 
में पीली पृष्ठ भूमि पर काला रंग और अन्य मामलों में सफेद पृष्ठभूमि पर काला रंग/ रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के अक्षर अंग्रेजी में होंगे 

और अंक अरबी संख्याकों में होंगे, और अक्षर तथा अंक उत्कीर्णित होंगे, ताप स्टापित नहीं । 
( iv ) कूट रचना से संरक्षण के लिए 20मिलीमीटर x 20 मिलीमीटर आकार का एक क्रोनियम आधारित होलोग्राम प्लेट के शीर्षस्थ बाई 

ओर के कोने पर सामने और पीछे दोनों प्लेटों पर ताप स्टांपन द्वारा लगाया जाना है होलोग्राम में दोनों ओर भारत सरकार और 
" गवर्नमेंट आफ इंडिया " सहित अशोक संप्रतीक होगा जो अशोक संप्रतीक में ऊर्ध्वाधर रूप में क्रमश: बाई ओर , तथा दायीं ओर 
होंगे जैसा कि इस आदेश से संलग्न उपाबंध में दिए गए रेखाचित्र में विनिर्दिष्ट है । 


2616 GI/ 2001 


(1 ) 


- 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 

[ PART II--- SEC. 3 (ii)] 
( v ) कम से कम 5 अंकों की स्थायी पहचान संख्या, रजिस्ट्रीकरण प्लेट के सल के बाई ओर परावर्सी शीट में लेजर बेंड की जानी है 

जिसमें अंक का आकार 2 . 5 मिलीमीटर का होगा । 
( vi ) विज्ञप्ति संख्या के अक्षरों/ अंकों पर लगाई आने वाली ताप स्टापन फिल्म में " इंडिया " उत्कीर्षित होगा । 
( vii ) स्व -विध्वंसकारी के प्रकार के क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर के रूप में तीसरी रजिस्ट्रीकरण प्लेट 100 एम एम X 60 एम एम 

के आकार को होगी , जिसे यान के विण्डशील्ड के बायीं ओर के भीतरी भाग पर लगाई जानी है । स्टिकर पर (i ) रजिस्ट्रीकरण 
प्राधिकारी का नाम ( ii ) यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ( iii ) लेजर ब्रांड किया गया स्थायी पहचान संख्यांक ( iv ) इंजन संख्यांक 

और ( v ) यान का चेसिस संख्यांक के ब्यौरे होंगे । स्टिकर के दाएं कोनों के तल पर , क्रोमियम आधारित होलोग्राम लगाया जाएगा 
किन्तु यह 10 मि . मी. x 10 एम एम के लघु आकार का होगा उक्त स्टिकर में यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक केन्द्र में होगा और 
अक्षरों की ऊंचाई 10 मि . मी . होगी । रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम 5 मि . मी . के आकार के अक्षरों में शीर्ष भाग पर होगा । 
जबकि लेजर ब्रांड घाला स्थायी पहचान संख्यांक, इंजन सं. और चेसिस संख्यांक स्टिकर के तल में बाई ओर आएंगे । प्रत्येक मामले 
में अंकों का आकार 2.5 मिलीमीटर का होगा । स्टिकर का चित्र इस आदेश से संलग्न उपाबंध में विनिर्दिष्ट रेखाचित्रं में दिया 

गया है । 
( viii ) 

यान के पीछेफिट की गई रजिस्ट्रीकरण प्लेट नहटाने जाने योग्य पुनः प्रयोग न किए जाने योग्य स्नैप लाक सिस्टम से जोड़ी जाएगी । 
यान कपाछ । 

बेहतर सुरक्षा के लिए कम से कम दो ऐसे स्नैप लॉक फिट किए जाएंगे । 
( ix ) कोई भी अतिसुरक्षा प्लेट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के परिसर से बाहर नहीं चिपकाई जाएगी । 
( x ) राज्य परिवहन विभाग द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के प्रदाय के लिए चयन किया गया विनिर्माता या विक्रेता संपूर्ण राज्य के लिए या 

राज्य के किसी प्रदेश के लिए हो सकेगा । 
मोटरयान स्वामियों को रजिस्ट्रीकरण प्लेट का प्रदाय विक्रेता द्वारा सड़क परिवहन अधिकारी या राज्य परिवहन विभाग द्वारा उस 
प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी के प्राधिकार पर किया जाएगा । 
किसी विधमान रजिस्ट्रीकरण प्लेट के लिए प्रतिभूति संबद्ध परिवहन प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के पश्चात् ही की जा 

सकेगी कि पुरानी प्लेट अभ्यर्थित और नष्ट कर दी गई है । 
(xii ) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत विनिर्माता या विक्रेता द्वारा जारी की गई रजिस्ट्रीकरण प्लेटों का समुचित अभिलेख दैनिक आधार पर रखा 

जाना चाहिए और उसका आवधिक रूप से परिवहन कार्यालय के अभिलेखों के साथ मिलान करवाना चाहिए । 
( xiv ) अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक लेखा परीक्षा संबंधित परीक्षण 
अभिकरण द्वारा की जाएगी । 

[ फा . सं . आर टी -11028 / 3/ 2000 एम वी एल ] 
उपन्द 

आलोक रावत , संयुक्त सचिव 


( xi ) 


( xii ) 


20mm 


HOLOGRAM 
FRONT REAR 
REGISTRATION 

PLATE ) 


20mm 


STICKER 
( THIRD REGISTRATION ) 


PLATL 


TRANSPORT DEPARTMENT 
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 
DL 5C A0068 


IOmn 60mm 


HE HOLOGRAM 
1oxomm ) 


Laste BRAND 


IDENTIFICATICN Nomore 


IOmm 


am 


ENGHE NUMBER 


CHASIS NUMBER 


Iomm 


Smm 


romfim * 


__ _ 


_ _ . . 


100mm 


.. 


. 


[ YTTII - U 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd August, 2001 


s. 0 .814( E ). - Whereas the Central Government is of the opinion that it is 
necessary and expedient in the public interest to notify certain standards in respect 
of the new system of high security registration plates for motor vehicles and the 
process used by a manufacturer or vendor for manufacturing or supplying such 
plates with reference to the amendments made in the Central Motor Vehicles Rules, 
1989 by the Central Motor Vehicles (Ist Amendment) Rules , 2001, it , therefore, in 
exercise of the powers conferred by the sub -section (3 ) of section 109 of the Motor 
Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) makes the following order to specify such standards, 
namely : 


ORDER 


! This Order may be called as the Motor Vehicles (New High Security 
Registration Plates ) Order , 2001 . 


2 . It shall come into force on the 28 day of September , 2001 in case of new 
registered vehicles from that date and in case of already registered vehicles , two 
years from the date of publication of this Order in the Official Gazette . 


3 Application - This Order shall apply to motor vehicles as defined in clause 
( 28 ) of section 2 of the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ). 


4 . A manufacturer or supplier of new high security registration plates shall 
comply with the following specifications, namely : 


The manufacturer or supplier shall have a certificate from the Central 
Road Research Institute , New Delhi or any one of the testing agencies 
authorised by the Central Government under rule 126 of the Central Motor 
Vehicles Rules , 1989 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II SEC . 3(1) ] 


(ii) 


The registration plate shall conform to the specifications spelt out in rule 
50 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989; and shall conform to DIN 
1745 / DIN 1783 or ISO 7591, as updated from time to time. The 
Registration Plate has to be guaranteed for imperishable nature for a 
minimum of five years. 


The background colour of the letters in the High Security Registration 
Plates shall be the same as per the colour scheme prescribed in the 
Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & 
Highways No.G .S . R . 221 ( E ) dated 28 .3.2001 namely in black colour on 
yellow background in case of transport vehicles and in black colour on 
white background in other cases. The letters of registration mark shall be 
in English and the figures shall be in Arabic numerals , and the letters and 
numerals shall be embossed and hot stamped . 


( iv ) 


To protect against counterfeiting, a chromium -based hologram of the size 
of 20 mm X 20 mm is to be applied by hot stamping on the top left-hand 
corner of the plate in both front and rear plates . The hologram shall 
contain Ashoka emblem with “ Bharat Sarkar" and "Government of India " 
on each side, on left and right side respectively on Ashoka emblem 
vertically , as specified in the sketch , as given in the Annexure annexed to 
this Order 


The permanent identification number of minimum 7 digits is to be laser 
branded into the reflective sheeting on the bottom left-hand side of the 
registration plate with the numeral size being 2.5 mm . 


(vi) 


The hot stamping film to be applied on the letters /numerals of the license 
number shall bear the inscription " INDIA ". 


( vii) 


The third registration plate in the form of a self destructive type chromium 
based hologram sticker shall be of the size of 100 mm X 60 mm is to be 
affixed on the inner side of left hand corner of windshield of the vehicle . 
The details on the sticker shall be (i) name of registering authority , (ii) 


[ 4m II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


registration number of the vehicle , (iii ) laser branded permanent 
identification number, (iv ) engine number and ( v ) chassis number of the 
vehicle . On the bottom of the right corner of the sticker , the chromium 
based hologram shall be applied but of a smaller size of 10 mm X 10 mm . 
In the said sticker the registration number of the vehicle shall be in the 
centre with a letter size of 10 mm in height. The name of registering 
authority would be on top part of sticker in letter size of 5 mm , while , laser 
branded permanent identification number , then engine number followed by 
chassis number shall come in the bottom left side of the sticker with 
numeral size being 2 .5 mm in each case . A depiction of the sticker is 
given in the sketch as specified in the Annexure annexed to this Order . 


( viii) 


The registration plate fitted in the rear of the vehicle shall be fastened with 
non - removable /non - reusable snap lock system . For that sake of better 
security , at least two such snap locks shall be fitted . 


(ix ) 


No high security plate shall be affixed outside the premises of the 
registering authority . 


(x) 


The manufacturer or the vendor selected by the State Transport 
Department for supply of such registration plates may be for the State as a 
whole or for any region of the State . 


The registration plate will be supplied to the motor vehicle owners by the 
vendor against the authorization by the Road Transport Officer or any 
officer designated for the purpose by the State Transport Department. 


( xii) 


The replacement for any existing registration plate may be made by the 
concerned transport authority only after ensuring that the old plate has 
been surrendered and destroyed . 


( xii) 


A proper record of the registration plates issued by the manufacturer or the 
vendor , authorized by the State Government, should be maintained on a 
daily basis and got tallied periodically with the records of the Transport 
Office . 


2616 G1 / 2001 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I Sec .3 (0 )] 


( xiv ) Periodic audit shall be carried out by concerned testing agency to ensure 

compliance of the requirements of the high security registration plate . 


F .No, RT- 11028 /3 /2000 -MVL ) 

ALOK RAWAT , Jt. Secy . 


ANNEXURE 


20mm 


HOLOGRAM 
( FRONT A REAR 

RATION 
PLATE 


FLOW 


20 mm 


* 


TRANSPORT DEPARTMENT 


STICKER 
( THIRD REGISTRATION ) 


QUN 


PLATE 


NATIONAL CAPITAL TERRITORYOF DELHI 
DL 5C A 0068 


Smy 


* 
10мм 


60mm 


Tom 


HE HOLOGRAM 


TREI 


LASER BRANDO 


I DENTIFICATION Nomore 


lOmm 


2 mm 


EE. 
EN 


ENGINE NUMBER 
CHASIS NUMBER 


10mm 


2 . am 


நறை 


flommer som 


100mm 


Printed by thc Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


